रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन )-04 /0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N )-04/ 0009 / 2003-05 


दिल्ली राजपन्न 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 4 ] 


दिल्ली , फरवरी 17 - फरवरी 23 , 2012 , बृहस्पतिवार / माघ 28 - फाल्गुन 4 , 1933 
DELHI, FEBRUARY 17 - FEBRUARY 23 , 2012 , THURSDAY /MAGHA 28_PHALGUNA 4 , 1933 


+ 


No.4 ] 


भाग II - II 


PART II- II 


सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय में 

INTHE HIGHCOURT OF DELHI AT NEW DELHI 
( असली न्यायाधिकरण ) 

(Original Jurisdiction ) 
सी पी नं . 136/91 

C.P.NO. 136/1991 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के मामले में 

In the Matter of Companies Act, 1956 

and 
और 

In thematter of : 
मै . ब्राइट लीजिंग एंड फाइनेंस लि . 

..आवेदक 
M/ s. Bright Leasing and Finance Ltd. Petitioner 

Versus 
मैसर्स यूनाइटेड डाटा बेस ( आई ) प्रा . लि . ... प्रतिवादी 

Mis. United Data Base (I ) P. Ltd. 

.Respondent 
समाप्ति के आदेश की सूचना में 

Notice of Winding up Order 
यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली के माननीय उच्च It is notified that by an order passed by Hon ble 
न्यायालय के दिनांक 1-8-2011 में जारी किये गए आदेश द्वारा मैसर्स High Court ofDelhi dated 1-8-2011 in the abovementioned 
यूनाइटेड डाटा बेस ( आई ) प्रा. लि . को अपर कथित मामले में matter the company namely M/ s. United Data Base ( I) P. 

Ltd. was ordered to be wound up under the provision of 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के अंतर्गत बंद करने के आदेश दिए थे 

the Companies Act, 1956 and the Official Liquidator 
और माननीय उच्च न्यायालय से जुड़े सरकारी अपाकर्ता को उसका 

attached to the Hon ble High Court was appointed as its 
अपाकर्तानियुक्त किया गया था । 

Liquidator. 
( एस बी गौतम ) 

( S.B.GAUTAM ) 
सरकारी अपाकर्ता, 

OfficialLiquidator 
दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से संलग्न 

Attached to Hon ble High Court of Delhi 
ए -2, डब्ल्यू -2, कर्जन रोड बैरक्स , 

A - 2, W - 2 , Curzon Road 
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 

Barracks, K.G Marg . New Delhi 
फोन : 011-23389507/ 23388405 

PhoneNo.011-23389507/ 23388405 ( Fax ) 
[ विज्ञापन II/II/ 29/ 2011 ] 

[ ADVT. II/II/ 29/ 2011 ] 
560 DG/ 2012 

( 15 ) 


-- 


16 . 


DELHI GAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT ; FEBRUARY 23 , 2012/PHALGUNA 4 , 1933 


[ PARTII-II 


दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली में 

( मूल न्यायाधिकरण ) 
कंपनी याचिका क्रमांक 309/2005 
कंपनीज अधिनियम 1956 के मामले में 

तथा 

निम्नलिखित के मामले में 
मंडल औद्योगिक तथा वित्तीय पुनः निर्माण .याचिकाकर्ता 
( बी . आई. एफ . आर. ) 

विरुद्ध 
फिनिक्स फिने केम ( प्राइवेट ) लिमिटेड 

... प्रतिवादी 
याचिका का विज्ञापन 
एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि एक याचिका माननीय 
दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त नामित कम्पनी की 
समाप्ति ( वाइन्डिंग ) हेतु तिथि 29-8-2006 में मंडल औद्योगिक तथा 
वित्तीय पुनःनिर्माण ( बी आई एफ आर ) द्वारा कथित न्यायालय द्वारा 
प्रस्तुत की गयी थी कि कथित याचिका तिथि 7-3-2012 में माननीय 
न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु निर्देशित है । 

कोई ऋणदाता ( क्रेडिटर ) कथित याचिका में एक आदेश 
निर्मित करने हेतु सहयोग अथवा प्रतिवाद हेतु इच्छुक कोई अन्य 
व्यक्ति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु स्वयं द्वारा अथवा अधिवक्ता द्वारा 
हस्ताक्षरित स्वयं की इच्छा की सूचना स्वयं के नाम तथा पते के साथ 
प्रेषित करना चाहिए जो कि कार्यालय अधोहस्ताक्षरों में याचिका की 
सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 5 दिन से अधिक विलम्ब नहीं अर्थात् 
7-3-2012 में पहुंचना चाहिए । याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा किसी ऋणदाता ( क्रेडिटर ) अथवा सहयोग कर्ता हेतु उक्त शुल्क 
के 

भुगतान में प्रस्तुत करना होगा । याचिका के प्रतिवाद में उपयोग हेतु 
इच्छुक एक शपथ - पत्र न्यायालय में दर्ज करना चाहिए तथा एक प्रति 
कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 5 दिन से 
अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए । 

( एस. बी . गौतम,) 

कार्यालयीन समापक , 
माननीय उच्च न्यायालय , दिल्ली से संबंध 
ए -2 , डब्ल्यू -2 कर्जन रोड बैरक्स , 

कस्तूरबा 

गाँधी मार्ग, 
नई दिल्ली -110001 , फोन : 011-23389507/ 23388405 

[ विज्ञापन II/ II/ 30/ 2011 ] 
IN THE HIGHCOURTOF DELHI ATNEWDELHI 
(ORIGINAL JURISDICTION ) 

N 
Company Petition No. 309/2005 
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 

AND 
In the matter of : 
B.L.FR 

... Petitioner 

Versus 
M / s . Phoenix Fine Chem P. Ltd. 

... Respondent 
ADVERTISEMENT OF PETTTION 
Notice is hereby given that a petition for winding up 
of the above -named company by the High Court ofDelhi 


atNew Delhi was on 29-8-2006 presented to the said court 
by Board for Industrial and Financial Reconstruction 
( B.I.F.R ) and that the said petition is directed to be heard 
before the court on 7-3-2012. 

Any creditor, contributory or any other person 
desirous ofsupporting or opposing the making of an order 
on the said petition should send to the undersigned notice 
of his intention signed by him or his advocate with his 
name and address , so as to reach the undersigned not later 
than 5 days before the date fixed for the hearing of the 
petition i.e 7-03-2012 , and appear at the hearing for the 
purpose in person or through his advocate. A copy of 
petition will be furnished by the undersigned to any 
creditor or contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to 
the petition should be filed in Court, and a copy served on 
the undersigned not less than 5 days before the date fixed 
for the hearing . 

( S. B.GAUTAM,) 

Official Liquidator 
Attached to Hon ble High Court 
of Delhi A - 2.W- 2.Curzon Road 

Barracks,K.G Marg, New Delhi 
PhoneNo.011-23389507/ 23388405 

[ ADVT. II/II/ 30/ 2011 ] 
धारा 19 प्रांतीय दिवालिया कानून 1920 के तहत 
घोषणा / अधिसूचना अदालत श्री गौतम मनन , इन्सोलवेन्सी 
जज महोदय जी , केन्द्रीय तीस हजारी , दिल्ली के न्यायालय 


में । 


आई पी . नं . 25/08 
बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है । मुदई ने मुदालय 
जिसका नाम व पता दिया है कि खिलाफ खुद को दिवालिया घोषित 
करते हुये दावा पेश किया है । जिसमें तारीख पेशी ! -3-2012 तय 
हुई । अब कोई भी व्यक्ति जिनके नाम व पता नीचे दिये गये सहित 
पेश होना चाहें वह खुद या वकील द्वारा तारीख 1-3-2012 को पेश 
होकर अपना जवाब पेश करें । 


पार्टी का नाम व पता 


मुकदमा संख्या 25/08 
श्री नवीन कुमार शर्मा 
पुत्र स्व . श्री मेहर चन्द 
पता -16/182 -ई, टैंक रोड , आनन्द पुरी , करोल बाग , 
नई दिल्ली -110005 

मुदई 


बनाम 


71. एबीएन एम्रो बैंक, हंसालय बिल्डिंग , 

15 , प्रथम तल , बाराखम्बा रोड , कनॉट प्लेस , 
नई दिल्ली -110001 ( मुख्यालय ) 


PART1I -II]] 


1.7 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT: FEBRUARY 23, 2012/PHALGUNA 4, 1933 


Naveen Kumar Shanna , 
S / o . Late Sh .Mehar Chand , 
R/016/ 182 - E, Tank Road , Anandpuri, 
Karol Bagh, New Delhi- 110005 


... Petitioner 


VERSUS 


1 . 


ABNAmro Bank Ltd. , Hansalaya Building , 
15 , First Floor Barakhamba Road , 
Connaught Place, New Delhi (Head Office )-110001 


2 . 


ICICI Bank , Corporate Office , E -Block , 
Videocon Tower, Jhandewalan Extension , 
New Delhi - 110055 


- 


6 . 


3 . 


2. आईसीआईसीआई बैंक , कॉरपोरेट ऑफिस , 

ई - ब्लॉक , विडियोकॉन टावर , झण्डेवालान एक्सटेंशन , 

नई दिल्ली -110055 
3. सिटी बैंक, चौथा तल , जीवनभारती बिल्डिंग , 

194 , पार्लियामेन्ट स्ट्रीट , कनॉट सर्कस , 

नई दिल्ली-110001 
4. 

कोटक महेन्द्रा बैंक , 
36-38/ ए , नारीमन भवन , 227 , नारीमन प्वाईन्ट , 

मुम्बई -400 021 
5. एचएसबीसी बैंक , 

52/60, एम. जी . रोड फोर्ट , मुम्बई -400 021 
बारक्लेज बैंक , 
प्रथम तल , इरोज कॉरपोरेशन टॉवर, नेहरू प्लेस, 

नई दिल्ली -110019 
7. सेन्च्यूरियन बैंक ऑफ पंजाब , 

1201 , रहेजा सेन्टर , फ्री प्रैस जनरल मार्ग , नारीमन प्वाईन्ट , 

मुम्बई-400 021 
8. एचडीएफसी बैंक , सैन्डोज हाऊस , 

विक्टर ए.बी. रोड , वरली , 

मुम्बई -400 018 
9. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 17 , पार्लियामेन्ट स्ट्रीट , 

इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली -110 001 
10. बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ बडोदा बिल्डिंग , माण्डवी , 
वडोडरा -390006 ( गुजरात ) 

... मुदालय 
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर सहित आज तारीख 
9-2-2012 को जारी किया गया 


Citi Bank, 4th Floor Jeeven Bharti Building, 
194 , Parliament Street , Connaught Circus , 
New Delhi- 110001 


4 . 


, 


Kotak Mahindra Bank , 
36-38/ A . Nariman Bhawan, 
227, Nariman Point, Mumbai - 400021 


5. HSBC Bank , 

52/ 60, M.G. Road Fort , Mumbai - 400021 


6. Barclays Bank , FirstFloor, Eros Corp. Tower, 

Nehru Place , New Delhi- 19 


7. 


Centurion Bank of Punjab , 
1201, Raheja Centre, Free Press JournalMarg , 
NarimanPoint, Mumbai- 400021 


8 . 


HDFC Bank , Sandows House , 
VictorA.B.Road, Worli, 
Mumbai-400018 


है 


गौतम मनन , 


9 . 


Standard Chartered Bank , 
17. Parliament Street, 
Allahabad Bank Building , 
New Delhi-110001 


इन्सोलवेन्सी जज , 
केन्द्रीय तीस हजारी , दिल्ली 

[ विज्ञापन II/II/31 /2011 ] 
Proclamation under Section 19 of the Provincial 

Insolvency Act, 1920 


10. Bank of Baroda , 

Bank of Baroda BuildingMandavi, 
Vadodara - 390006 (Gujarat) 


In the Court ofSh . Gautam Manan Insolvency Judge ( C ) 

Delhi 


.... Respondents 


I.P.No.25/ 2008 


Next Date ofHearing : 1-3-2012 


Given under myhand and the seal of the Court on 
this 9th day February, 2012 . 


GAUTAM MANAN 


Notice is hereby given that the petitioner mentioned given 
below has applied for adjudging himself against the 
respondent mentioned given below as insolvent and the 
petition having been admitted will be heard on 1-3-2012 . 
Any person including the named given below wishes to 
oppose may appear before this court either in person or 
through any picader. 


Insolvency Judge (Central) Delhi 


[ ADVT. II/I / 31/ 2011 ] 


18 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : FEBRUARY 23 , 2012 /PHALGUNA 4 , 1933 


[ PART II - 1 


IN THE HIGH COURTOF DELHI ATNEWDELHI 


(ORIGINAL JURISDICTION ) 


नई दिल्ली में दिल्ली के 

उच्च न्यायालय में 
( असली न्यायाधिकार ) 
कंपनी याचिका सं . 63/2011 में 


IN 


Company Petition No. 63/2011 


तथा 


IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 


कंपनी अधिनियम 1956 के मामले में और 


AND 


जसकिरन सरान 


.याचक 


In theMatter of : 


Jaskiran Sran 


... Petitioner 


बनाम 


Versus 


M / s. Cartelattire Pvt. Ltd. 


... Respondent 


ADVERTISEMENT OF PETITION 


-. 


Notice is hereby given that a petition for winding up 
of the above- named company by the High Court of Delhi 
at New Delhi was on 10-5-2011 presented by Jaskiran Sran 
D/ o Sh. Amarjeet Singh, R / o AD - 25 - C , Power Aparmant 
Tower, Near Power } louse, Pitampura , New Delhi-1100832 
and that the said petition is directed to be heard before the 
Court on 14.3-2012 . 


मेसर्स कार्टलेटायर प्रा . लि . 

... प्रतिवादी 
याचिका का विज्ञापन 
एतद्वारा सूचना दी जाती है की जसकिरन सरान पुत्री श्री 
अमरजीत सिंह , निवासी R/ o A D 25- C , पावर अपार्टमेन्ट , पावर 
हाऊस के पास, पीतमपुरा , नई दिल्ली -110032 द्वारा 10-5-2011 को 
नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर कथित कम्पनी के 
बंद किये जाने की याचिका पेश की गयी थी तथा यह कि 14-3-2012 
को न्यायालय के सामने इस याचिका की सुनवाई की जाएगी । 

कथित याचिका पर आदेश दिए जाने का समर्थन अथवा विरोध 
करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्ति का सहयोग करने वाले 
किसी ऋणदाता को अधोहस्ताक्षरी को अपने उद्देश्य की सूचना, अपने 
नाम व पते सहित स्वयं अथवा अपने वकील के हस्ताक्षर सहित 
भेजनी चाहिए जो याचिका की सुनवाई के लिए नियत तिथि से 5 दिन 
पहले अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जानी चाहिए तथा उसे उद्देश्य के लिए 
की जा रही सुनवाई पर स्वयं या उसके वकील द्वारा पेश होना होगा । 
याचिका की एक प्रति , प्रति के लिए निर्धारित भुगतान करने पर 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा , ऋणदाता या सहयोगी को दे दी जाएगी। 

याचिका के विरोध में प्रयोग किये जाने के इरादे का जवाबी 
शपथ - पत्र सुनवाई की तारीख से 5 दिन पहले न्यायालय में जमा 
किया जाना चाहिए तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच 
जानी चाहिए । 

एस. बी. गौतम , 

सरकारी अपकर्ता, 
दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से संलग्न 
ए -2 , डब्ल्यू -2 कर्जन रोड बैरक्स , कस्तूरबा गाँधी मार्ग, 
नई दिल्ली -110 001 फोन: 011-23389507/ 23388405 ( फैक्स ) 


Any creditor, contributory or any other person 
desirous of supporting or opposing the making of an order 
on the said petition should send to the undersigned notice 
of his intention signed by him or his advocate with liis 
name and address, so as to reach the undersigned not later 
than 5 days before the date fixed for the hcaring of the 
petition i.e 14-03-2012, and appear at the hearing for the 
purpose in person or through his advocato. A copy of 
petition will be furnished by the undersigned to any 
creditor or contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to 
the petition should be filed in Court, and a copy served on 
the undersigned not less than 5 days before the date fixed 
for the hearing 

S. B.GAUTAM, 

OfficialLiquidator 
Attached to llon ble High Court 

of Delhi A2, W2, Curzon Road 
Barracks, K.G Marg ,New Delhi ) 10001 

PhoneNo.011-23389507/23388405 


स्थान: नई दिल्ली 


Place : New Delhi 


दिनांक : 25-11-2011 


: 


[ विज्ञापन II/ II/ 32/ 2011 ] 


Dated : 25-11-2011 


[ ADVT . W/II/ 32/ 2011] 


Printed hy the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Puhlications, Delhi- 110054 . 


